निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 543 ) 


10 आषाढ़ 1936 ( AO ) 
पटना, मंगलवार , 1 जुलाई 2014 


विधि विभाग 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


अधिसूचना 

24 जून 2014 
सं० वि०स्था० (वि0आ0 ) - 26 - 01/ 2014 - 3894 / जे0 श्री गंगोत्री राम त्रिपाठी , सदस्य सचिव , बिहार राज्य 
विधि आयोग , पटना को उनकी पत्नी की मृत्यु के क्रम में बिहार सेवा संहिता के नियम - 227 एवं 228 ( क ) के 
अधीन दिनांक 25. 03. 2014 से 04. 04.2014 तक कुल 11 ( ग्यारह ) दिनों का उपार्जित अवकाश की पूर्ण वेतन पर 
स्वीकृति एवं सेवा संहिता के नियम -231 के अधीन छुट्टी के अंत में दिनांक 05 .04. 2014 एवं 06.04.2014 
को पड़ने वाले क्रमशः शनिवारीय एवं रविवारीय सार्वजनिक अवकाश के उपभोग की अनुमति प्रदान की जाती है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

अखिलेश कुमार जैन , 
सरकार के सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 543-571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic. in 


